निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 627 ) 


10 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 1 अगस्त 2014 


सं0 08 / आरोप - 01 - 187 / 2014, सा०प्र०, - 9840 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

____ 17 जुलाई 2014 
श्री राज किशोर प्रसाद, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक - 358 / 11 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज , पटना 


सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, अरवल के विरूद्ध पदस्थापन अवधि में जन वितरण प्रणाली के दुकानों को निलबंन से मुक्त 


करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने , एवं जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में दायित्वों 


का निर्वहन सम्यक ढंग से नहीं करने के कारण खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक - 2450 


दिनांक 05.04.2011 के द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया था । 


उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक - 5089 दिनांक 06.05.2011 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की 


गयी । श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 16.08. 2011 की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया 


गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध कोई आरोप तो प्रमाणित नहीं होता है, परन्तु निरीक्षण टिप्पणी नहीं भेजने के लिए वे 


दोषी है , जिससे संवादहीनता की स्थिति बनी । अतएव सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त आरोप 


प्रकरण में श्री प्रसाद को निन्दन की शास्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 अगस्त 2014 
अत: निर्णयनुसार श्री राज किशोर प्रसाद , (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक - 358 / 11 तत्कालीन अनुमंडल 


पदाधिकारी , पालीगंज , पटना सम्प्रति अपर समाहर्ता, अरवल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 


नियमावली - 2005 के नियम - 14 समय - समय पर यथा संशोधित के तहत निम्नाकित शास्ति अधिरोपित की जाती है : 


1. निन्दन ( आरोप वर्ष 2007 - 08 के लिए ) 


आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में 


| 


प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाये । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 627-571 +10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


